निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1154) पटना , सोमवार , 5 अक्टूबर 2015 


योजना एवं विकास विभाग 


आदेश 


1 अक्टूबर 2015 
सं० यो०1 / 2 - 102 / 1998 - 5031 / यो०वि० — श्री प्रभाष चन्द्र राय ( सांख्यिकी / 1988 ) उप निदेशक , अर्थ एवं 
सांख्यिकी निदेशालय को मगध विश्वविद्यालय , बोधगया के अधिसूचना संख्या - 9724 दिनांक 14. 04.1984 द्वारा 
पी०एच०डी० की उपाधि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अपने नाम के पूर्व " डॉक्टर " उपाधि जोड़ने की अनुमति 
प्रदान की जाती है । 
एतद् द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि विभागीय अभिलेख में तद्नुसार प्रविष्टि कर लिया जाय । 

आदेश से, 

कृष्ण कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


सर 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1154 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


